सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


28 माघ, 1937 ( श०) 


संख्या 460 राँची, बुधवार , 


17 फरवरी, 20 16 ( ई० ) 


कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
2 फरवरी , 2016 


संख्या- 1/ विविध- 849/ 2013 का . - 838-- श्री ए0 दोड्डे , भा .प्र. से. ( झाः2011), उपायुक्त , रामगढ़ को अखिल 
भारतीय सेवाएं ( छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10,11,12,13 , 15 एवं 20 के तहत दिनांक 16 दिसम्बर , 2016 
से 27 फरवरी, 2016 तक कुल 12 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति दी जाती है। यह अवकाश गृह यात्रा 
रियायत के उपभोग हेतु दी गयी है । 
2. श्री दोड्डे की अवकाश अवधि में उप विकास आयुक्त , रामगढ़ दैनिक कार्यों के प्रभार में रहेंगे । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरूण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 460 - 50 । 


